निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 फाल्गुन 1935 ( श0 ) 
पटना , शुक्रवार , 7 मार्च 2014 


( सं० पटना 258) 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- - - - - - - - 


- 


- 


विवरणिका 


24 फरवरी 2014 


सं0 वि०स० ( का० ) - 4/ 2014 - 442/वि०स० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि 


पंचदश बिहार विधान - सभा के निम्न माननीय सदस्यों के अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा द्वारा पारित आदेश 


दिनांक 24.02. 2014 के अनुसरण में निम्नांकित माननीय सदस्य , बिहार विधान - सभा , जो पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य 


थे, को अंतरिम व्यवस्था के तहत पृथक समूह के रूप में मान्यता प्रदान किया जाता है : 


1 . 
2. 
3. 
4. 


श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह , स०वि०स० , क्षेत्र संख्या- 193 , बड़हरा 
श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार , स०वि०स०, क्षेत्र संख्या- 151 , परवत्ता 
श्री राम लषण राम रमण , स०वि०स० , क्षेत्र संख्या-37, राजनगर ( अ॰जा॰ ) 
श्री जावेद इकवाल अंसारी, स०वि०स० , क्षेत्र संख्या-161 , बाँका 


5. 
6 . 


श्री अनिरुद्ध कुमार, स०वि०स० , क्षेत्र संख्या -180, बख्तियारपुर 
श्री दुर्गा प्रसाद सिंह , स०वि०स०, क्षेत्र संख्या -134, उजियारपुर 


7. 


श्री अखतरूल ईमान , स०वि०स० , क्षेत्र संख्या- 55 , कोचाधामन 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 मार्च 2014 
8. डॉ० फैयाज अहमद , स०वि०स० , क्षेत्र संख्या- 35, विस्फी 
9. श्री जितेन्द्र कुमार राय, स०वि०स० , क्षेत्र संख्या -117 , मढ़ौरा 
10. डॉ० अब्दुल गफूर, स०वि०स० , क्षेत्र संख्या-77 , महिषी 
11. श्री चन्द्रशेखर, स०वि०स० , क्षेत्र संख्या - 73 , मधेपुरा 
12. श्री ललित कुमार यादव , स०वि०स० , क्षेत्र संख्या-82 , दरभंगा ग्रामीण 
13 . श्री अखतरूल इस्लाम शाहिन, स०वि०स०, क्षेत्र संख्या - 133 , समस्तीपुर 


अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 


फूल झा , 


प्रभारी सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 258 - 571 + 20-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette . bih .nic .in 


